सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 भाद्र, 1938 ( श० ) 


संख्या - 664 राँची, गुरुवार , 


14 सितम्बर, 2017 ( ई० ) 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 
14 सितम्बर , 2017 


राजकीय राजमार्ग संख्या - 05 के आदित्यपर - काण्डा पथ के कि . मी . 14. 850 पर स्थित 
काण्डा टॉल प्लाजा हेत टॉल दर के संबंध में । 


5281 ( एस )-- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय राजमार्ग संख्या - 05 के 


आदित्यपुर - काण्ड्रा पथ के कि . मी . 14. 850 पर अवस्थित काण्ड्रा टॉल प्लाजा पर संग्रहण की जाने 


वाली टॉल दर का पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारण किया गया है । 


टॉल दर दिनांक 1 अप्रैल, 2017 को 00 .00 बजे प्रभावशाली है जो निम्नवत है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 14 सितम्बर, 2017 

( आँकड़ा रूपये में ) 


वाहन का प्रकार 


एकल यात्रा के लिए उसी दिन वापसी 
वाहन की फीस दर यात्रा के लिए वाहन 

की फीस दर 


एक मास में 50 यात्राओं के 
लिए विधि मान्य मासिक 
पास के लिए वाहनों की 
फीस दर 


15 


535 


25 


865 


55 


1810 


कार , जीप, वैन या हल्के मोटर 
वाहन 
हल्के वाणिज्यिक वाहन , हल्के 
माल यान या मिनी बस 
बस या ट्रक 
| भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ 
| मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय 
यान ( तीन से छः धुरी ) 
विशाल आकार के यान ( सात 
या अधिक धुरी) 


85 


2840 


105 


155 


3455 


क्षेत्रीय व्यक्तियों के निजी गैर - वाणिज्यिक वाहन के लिए मासिक शुल्क की राशि वित्तीय वर्ष 
2017-2018 के लिए 245 .00 रुपये देय होगी बशर्ते वे टॉल प्लाजा से 20 कि०मी० के दायरे में रहते हों । 


निवेदक , 


सचिव , 
पथ निर्माण विभाग, 
झारखण्ड , राँची । 


उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से 
इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 


निवेदक , 


सचिव, 
पथ निर्माण विभाग, 

झारखण्ड, राँची । 


FIRGUS JJC ( 31HTERUT) July , 14 Addol , 2017 


ROAD CONSTRUCTION DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


14 September , 2017 


Toll Rates at Toll Plaza in km 14.850 of Adityapur- Kandra road (SH - 5 ) in the State of 
Jharkhand . 


5281 ( TH )-- All concerned are hereby informed that Road Construction Department, 
Govt. Of Jharkhand has specified user fee rate of Kandra Toll Plaza at Km . 14 .850 of Adityapur - 
Kandra road SH - 05 . The user fee will be collected on the basis of specified rate effective from 
0 .00 hr. of 1 April, 2017 at Kandra Toll Plaza (Km . 14 .850 ), Saraikela -Kharsawan Dist . 
Jharkhand. 


Figure in rupees 


Fee for 
single 
journey 


Fee for monthly pass for 50 
single journeys in a month 


Category of Vehicles 


Fee for 
return 

journey 
within a day 


15 


25 


535 


Car , Jeep , Van or Light 
Motor Vehicle 


25 


865 


Light Commercial 
Vehicle , Light Goods 
Vehicle or Mini Bus 


55 


1810 


Bus or Truck ( Two 
Axles) 


85 


L 


130 


2840 


Heavy Construction 
Machinery (HCM ) or 
Earth Moving 
Equipment (EME) or 
Multi Axle Vehicle 
(MAV ) (three to six 
Axle ) 


105 


155 


3455 


Oversized Vehicles 
(Seven or more axles ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 14 सितम्बर , 2017 
The rates for monthly pass applicable for private non commercial vehicle within a 
distance of 20 km . from the toll plaza for the year 2017 - 18 shall be Rs. 245 . 00 


Yours sincerely , 


Secretary , 
Road Construction Department 

Jharkhand, Ranchi. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 664 -- 50 


